रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


VRa & राजपतन्र 
Che Gazette of Jndia 


Orsi. -ST. Wet. -37.- 3022022-24526 
CG-DL-E-3022022-24526 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग त---खण्ड 3--उप-खण्ड (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 89] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 944 
No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSA 9, 944 


कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 30 दिसम्बर, 2022 


सा.का.नि. 925(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संघ लोक सेवा 
आयोग (सदस्य) विनियमावली, 969 में आगे और संशोधन करने के लिए एतट्टारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामत:- 


4. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -(4)sq विनियमों को संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियमावली, 2022 कहा जा 
सकेगा। 


(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे। 


2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियमावली, 969 F (इसके बाद से उक्त विनियमावली के रूप में संदर्भित) विनियम 
7क के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:- 


“TH अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान - () किसी सदस्य को पदभार छोड़ते समय उसके पास जमा 
अर्जित अवकाश की अवधि के लिए छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद भुगतान किया जाएगा। 


8808 GI/2022 
qd) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 


(2) उप-विनियम (॥) के तहत छुट्टी वेतन के समतुलल्‍्य नकद का भुगतान, एक सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले, जिस 


अवधि के लिए नकद भुगतान किया गया उस अवधि के सहित अधिकतम तीन सौ दिनों के अर्जित अवकाश तक सीमित 
होगा। 


(3) इस प्रकार स्वीकार्य छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद किसी सदस्य को उसके पदभार छोड़ने के समय देय होगा और 
इसका एकमुश्त एक बार के व्यवस्थापन के रूप में भुगतान किया जाएगा। 


(4) नकद भुगतान पदभार पर छोड़ने की तिथि पर उस छुट्टी वेतन पर प्रवृत्त दरों पर स्वीकार्य अर्जित अवकाश और 
महंगाई भत्ते के लिए यथा स्वीकार्य छुट्टी वेतन के समतुल्य होगा, छुट्टी वेतन पर कोई आवास किराया भत्ता देय नहीं 
होगा।” 

उक्त विनियमाबली में, विनियम 8 में, उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित होगा, नामतः- 
“(2). अध्यक्ष और सदस्यों को देय पेंशन- प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो अपनी नियुक्ति की तिथि से केंद्र सरकार या राज्य 


सरकार या क्षेत्रीय निकाय या सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्व अथवा नियंत्रण में आने वाले किसी 
अन्य निकाय में सेवा में नहीं थे, अपने पद पर न रहने पर पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी।” 


उक्त विनियमावली में, विनियम  & लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, नामतः- 


“]. छुट्टी यात्रा रियायत लेने पर छुट्टी नकदीकरण- (l) भारत सरकार में सचिव की रैंक के पद पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के सदस्य को स्वीकार्य नियमों के अनुसार छुट्टी के दौरान अपने गृह जनपद सहित भारत के किसी भी स्थान की यात्रा 
करने के लिए अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य स्वयं, उनकी पत्नी/ पति तथा उन पर आश्वित उनके परिवार के सदस्य भी छुट्टी 
यात्रा रियायत के पात्र होंगे। 


(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को शर्तों के अध्यधीन उनके द्वारा ली गई यात्रा छुट्टी रियायत की आवधिकता के बावजूद 
संघ लोक सेवा आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम 60 दिनों के अध्यधीन यात्रा छुट्टी रियायत लेते समय 0 
दिनों तक के अर्जित अवकाश को नकदीकृत (एनकैश) करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि भारत सरकार के 
सचिव की रैंक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा यात्रा रियायत छुट्टी लेते समय अर्जित अवकाश के 
नकदीकरण के लिए स्वीकार्य है।” 


[फा. सं. 3909/22/2022-F4T.()] 
मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव 


are: दिनांक l] अक्तूबर, 969 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402 के माध्यम से मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए 
थे और बाद में इनमें निम्नलिखित संशोधन किए गएः- 


क्र.सं. सा.का.नि. संख्या प्रकाशन की तिथि 
L. 230 6-0-79 
2. 48 I-2-79 
3. 357 8-3-80 

4. 977 27-9-80 

5. 832 2-8-8] 
f  6 | 388 2-5-83 
7. 640 3-9-83 
फिर 584 30-5-84 
Po 692 6-9-86 

]0. 344 30-4-88 
lI. 583 30-7-89 
]2. 379 4-6-90 
3. 667(अ) 4-7-92 
4. 496(अ) 30-6-93 
]5. 373 2-7-93 
l6. 50(37) 26-3-96 
]7. 7]9(अ) 3-]2-97 
]8. 22] ]7-7-99 
]9. 230 28-4-200] 
20. 450(अ) 28-6-2007 
2l. 228(अ) 3-3-2009 


[भाग वा---खण्ड 360)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


22. 892(8) l-2-2009 


23. 23(2) 0-2-207 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
(Deparement of Personal and Training) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the the 30th December, 2022 


G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of article 38 of the Constitution, the 
President hereby makes the following regulations, further to amend the Union Public Service Commission (Members) 
Regulations, 969, namely:- 


l. Short title and commencement.-(l) These regulations may be called the Union Public Service Commission 
(Members) Amendment Regulations, 2022. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Inthe Union Public Service Commission (Members) Regulations, [969 (hereinafter referred to as the said 
regulations), for regulation 7A, the following regulation shall be substituted: - 


“7ACash payment in lieu of unutilised Earned Leave.-({) A Member shall be paid cash equivalent to 
leave salary in respect of period of Earned Leave at his credit at the time of his ceasing to hold office. 


(2) The payment of cash equivalent of leave salary under sub-regulation () shall be limited to a maximum 
period of three hundred days of Earned Leave including the period for which cash payment was made, prior 
to the appointment as Member. 


(3) The cash equivalent of leave salary thus admissible shall become payable to a Member at the time of 
his ceasing to hold office and shall be paid in lumpsum as a onetime settlement. 


(4) Cash payment shall be equivalent to leave salary, as admissible for Earned Leave and Dearness 
Allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of relinquishment of office andno 
House Rent Allowance shall be payable on the leave salary”. 


3. In the said regulations, in regulation 8, for sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, 
namely:- 


“(2). Pension payable to Chairman and Members.-Every Member, who at the date of his appointment, as such, 
was not in the service of the Central Government or the State Government or a local body or any other body, 
wholly or substantially owned or controlled by Government,shall on his ceasing to hold office, not be paid 
pension and gratuity”. 


4. Inthe said regulations, for regulation |, the following regulation shall be substituted, namely: - 


“[][, Leave Encashment on availing Leave Travel Concession — (l) The Chairman and other Members shall be 
entitled to Leave Travel Concession for himself, his spouse and the family member dependent on him for visiting 
any place in India including his home townduring his leave in accordance with the rules admissible to a member 
of the Indian Administrative Service holding the rank of Secretary to the Government of India. 


(2) The Chairman and other Members may be allowed to encash Earned Leave upto tendays at the time of 
availing Leave Travel Concession subject to the maximum of sixtydays during his tenure in Union Public Service 
Commission irrespective of the periodicity of Leave Travel Concession availed by him subject to the conditions 
as are admissible for encashment of Earned Leave while availing Leave Travel Concession by members of Indian 
Administrative Service holding the rank of Secretary to the Government of India”. 


[F.No. 3909/22/2022-Estt.(B)] 
MANOJ KUMAR DWIVEDI Addl Secy. 


Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 402, dated 
the l' October, 969 and subsequently amended vide:- 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEc. 3(i)] 
S.No. G.S.R. No. Date of Publication 
L. 230 6-0-79 

2. 48 -2-79 

3. 357 8-3-80 

4. 977 27-9-80 

5. 832 2-8-8 
|... | 388 2-5-83 

7. 640 3-9-83 
Be : 584 30-5-84 
| 692 6-9-86 

0. 344 30-4-88 
ll. 583 30-7-89 
2. 379 4-6-90 

3. 667(E) 4-7-92 

4. 496(E) 30-6-93 
5. 373 2-7-93 

6. I50(E) 26-3-96 
7. 79(E) 3-|2-97 
8. 22] 7-7-99 
9. 230 28-4-200] 
20. 45062) 28-6-2007 
2I. 228(E) 3-3-2009 
22. 892(E) l-2-2009 
23 23(E) 0-2-207 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. MANOJKUMAR jay 


sled by MANU KUMAR 


